रजिस्ट्री संडी एल - 33004/98 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 98 


मयाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. . . MRA 


. 


. 


. 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub-section (ii ) 


. 


. . 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 


19 


11tvt 
. O 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


COA INDAK 


भारत सरकार 


- - 


- 


- 


- 


- - -1 


3D 


सं . 622 ] 
No. 622 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 18 , 1998 / भाद्र 27 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18 , 1998 /BHADRA 27 , 1920 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 832 ( अ ).-. - केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं का अमुमोदन करती है 
और उक्त सारणी के स्तम्भ ( ३ ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी प्राक्कलित लागत को विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तंभ ( 4 ) में ऐसी 
लागत की वह अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 


परियोजना या स्कीम और उसकी प्राक्कलित लागत 


क्रम संस्था का नाम 
सं . 


धारा 35 क ग के अधीन कटौती के 
रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत 
की अधिकतम रकम 


3 


1 2 
1. भारतीय जन सेवा संस्थान 11 , 

महालक्ष्मी सोसाइटी , 
अहमदाबाद- 380007 


2. इ इन टी चैरिटेबल ट्रस्ट 4 , फिल्का, 

दफ्तरी रोड, मुंबई - 400097 


दक्षिण गुजरात के भड़ौच एवं सूरत जिले के पिछड़े एवं वन - 35. 12 लाख रुपये । 
वासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय परियोजना को चलाना एवं 
उपकरणों/वाहनों की खरीद, अनुमानित लागत 35 .12 लाख 
रुपये । 
मुम्बई, मलाड पूर्व के बंदनगरी में विद्यालय तथा कान की 375. 00 लाख रुपये । 
देखभाल संबंधी केन्द्र हेतु भवन का निर्माण उपकरणों की 
खरीद, अनुमानित लागत 375. 00 लाख रुपये । 
मुम्बई में रोगियों को चिकित्सा सहायता शिक्षा, खाधान्न हेतु 100. 00 लाख रुपये । 
मदद/ सहायता, अनुमानित लागत 100.00 लाख रुपये । 


3. जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, ठक्कर 

हाउस , 19 - डी पुष्ठीकर सोसायटी, 
सड़क सं. - 4 जोगेश्वरी ( पश्चिम ) 

मुम्बई - 400102. 
2553 GI/ 98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 ( li )] 


612.54 लाख रुपये । 


83. 25 लाख रुपये । 


153.35 लाख रुपये । 


60 .00 लाख रुपये की कार्पस निधि 
के रूप में 


20.94 लाख रुपये 10. 00 लाख रुपये 
की कार्पस निधि सहित । 


21. 50 लाख रुपये 25.00 लाख रुपये 
की कार्पस निधि सहित । 


1 2 
4. डा श्रास् चैरिटी आई हास्पिटल , नई दिल्ली, दरियागंज में डॉ . श्राफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल 
दरियागंज, नई दिल्ली - 110002 के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की खरीद एवं 

भवनों का निर्माण, अनुमानित लागत 1094.32 लाख रुपये । 
5. सुश्रुत आई फाउंडेशन एंड रिसर्च दक्षिणी 24 परगना से आरंभ करते हुए पश्चिम बंगाल के सभी 
सेंटर , 56 लेनिन सारनी 

जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलती फिरती इकाईयों चिकित्सा 
कलकत्सा- 700013 

शिविर क्षेत्र देखभाल, अनुमानित लागत 83. 25 लाख रुपये । 
6. सर्व विद्यालय केलवानी मंडल, गुजरात, गांधीनगर में बालिकाओं के छात्रावास एवं प्रेक्षागृह 

काडी सेक्टर 23 जी. एच.- 6 रोड, हेतु भवन का निर्माण , उपकरणों की खरीद एवं साज सज्जा , 

गांधी नगर- 382023, गुजरात । अनुमानित लागत 153.35 लाख रुपये । 
7. कर्ण प्रयाग ट्रस्ट , 

चेन्नई, नेयनामपेट के राजा कृष्णा राव रोड में अनाथ एवं 
7, राजा कृष्णाराव रोड, तेयमामपेट, निसहाय बच्चों के लिए तथा परित्यक्त शिशुओं के लिए 
चेन्नई - 600018 

परित्यक्त शिशु सह दत्रक ग्रहण केन्द्र का संचालन, अनु 

मानित लागत 60.00 लाख रुपये । 
8. मेहसाना जयसीज चेरीटेबल ट्रस्ट , उतरी गुजरात के मेहसाना में ब्लड बैंक एवं आई बैंक का 
जेल रोड मेहसाना 

संचालम एवं उपकरणों/ उपस्कारों/वाहनों की खरीद, अनुमा 

नित लागत 30.84 लाख रुपये । 
9. गुजरात कैंसर दार्दी सेवा ट्रस्ट , गुजरात, अहमदाबाद में कैंसर रोगियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं 

गोल्डन ट्रायंगल 501, पंचम तल , चलाना एवं वाहनों की खरीद अनुमानित लागत 21.50 लाख 
भवरंगपुरा अहमदाबाद - 380014 रुपये की 25. 00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित । 

गुजरात । 
10 . महात्मा प्रकृति चिकित्सा केन्द्रम , केरल, कन्नूर जिले के तालीपरम्बा में 80 शापिकाओं वाले 

कोर्ट रोड, तालीपरम्बा -670141, प्राकृतिक उपचार अस्पताल का विकास एवं उपकरणों की 
केरल 

खरीद साज सज्जा एवं भवन का निर्माण, अनुमानित लागत 

155. 45 लाख रुपये । 
11. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया , देश के सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में बैडमिंटन खेल का 
बाई डेवलपमेंट फंड, सं .-4 , 

विकास, अनुमानित लागत 156. 00 लाख रुपये । 
जस्मा भवन रोड , 

बंगलौर -560052 
12 . वीरा सौध ट्रस्ट, सं . - 406 ए, कर्नाटक , बंगलौर के अग्राम गांव, होसूर सूरजपुर में स्वतंत्रता 
II काँस III स्लॉक , 

सेनामी समारक अस्मताल के भवन का निर्माण, उपकरणों की 
कोरामंगला- 560034 

खरीद , साज सजा एवं संचालन, अनुमानित लागत 2166 .00 

लाख रुपये । 
13. कृष्णाजी हर्टफाउंडेशन, 

महाराष्ट्र, जिला - पुणे में हृदय रोगियों की सामाजिक 
हृषीकेश धाम , आई. टी . आई. के सामने , आर्थिक स्तर के तथा जीवन, की गुणवत्ता के उन्नयन एवं 
आंध, पुणे - 411007 

हृदय रोगों से बचाव हेतु सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम 
का संचालन एवं उपकरणों की खरीद, अनुमानित लागत 

173.02 लाख रुपये । 
14. श्री सिद्धक्षेत्र सेवकाश्रम, द्वारा - गौतम सी गुजरात, जिला- भावनगर के पलिताना में बहुद्देशीय 

दलाई, सेकरसिया चैम्बर्स, प्रथम तल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय क्वार्टरों हेतु भवन 
139 मीनदास मास्टर रोड , मुम्बई - 1 का निर्माण उपकरणों की खरीद, साज सज्जा, प्रबंधन 

पाठ्यक्रमों का आयोजन, पुस्तकालयों एवं उपचार केन्द्र 
की स्थापना, अनुमानित लागत 478 लाख रुपये । 


155. 45 लाख रुपये । 


156. 00 लाख रुपये । 


1156.00 लाख रुपये । 


89. 50 लाख रुपये । 


102. 00 लाख रुपये 376.00 लाख 
रुपये की कार्पस मिधि सहित । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


1 2 

3 
15. इंडियन मेडिकल कोआपरेटिव गुजरात , अहमदाबाद के दरियापुर में 

220.00 लाख रुपये 
हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, अस्पताल भवन का नवीकरण एवं मरम्मत, 

200 लाख रुपये की 
आई. एम. ए. ए. एम. ए. हाउस, नटराज उपकरणों की खरीद, अस्पताल की साज सज्जा, अनुमानित कार्पस निधि सहित । 
अहमदाबाद - १ 

लागत 220 लाख रुपये 200.00 लाख रुपये की कार्पस 

निधि सहित । 
16. वी . श्रृषि पर्यावरण एंड जन कल्याण ट्रस्ट , दिल्ली में बाल स्वास्थ्य योजना- 2000 , 

9 . 00 लाख रुपये । 
ए - 14 प्रथम तल, वजीरपुर औद्योगिक अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये । 

क्षेत्र दिल्ली - 110052. 
17 . सविताबेन, गोविन्दभाई चेरीटेबल ट्रस्ट, जिला- अहमदाबाद , तालुका - दासकरोई 

756 . 00 लाख रुपये 200 . 00 लाख 
501, गोल्डन ट्रायंगल, सरदार पटेल भदेज में अस्पताल हेतु भूमि , उपकरण की 

रुपये की कार्पस निधि सहित । 
स्टेडियम के सामने, मवरंगपुर, खरीद, भवन निर्माण, अनुमानित लागत 
अहमदाबाद- 14 

200. 00 लाख रुपये । 
18. नंदलाल मुलजी भ्रुता मेडिकल फाउंडेशन, गुजरात, जिला भावनगर के सिहोर में श्री नंदलाल मुलजी 264. 00 लाख रुपये 300.00 लाख 
स्टेशन रोड़ , सिहोर, गुजरात - 364240. भूता, मेडिकल फांउडेशन हेतु उपकरणों एवं एम्बुलेंस रुपये की कार्पस निधि सहित । 

की खरीद अस्पताल भवन के निर्माण एवं विस्तार, 
अनुमानित लागत 264. 00 लाख रुपये 300. 00 लाख 

रुपये की कार्पस निधि सहित । 
19. ज्ञान प्रबोधिनी शिव प्रदेश, 510 , महाराष्ट्र, जिला - पुणे, ग्राम -शिवपुर में औषधि पौधों की । 22. 35 लाख रुपये । 
सदाशिव पेठ, पुणे - 411030 महाराष्ट्र । खेती तथा प्रसंस्करण प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकृत मियंत्रित एवं 

संख्यात्मक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण तथा ग्रामीण महिलाओं 
के प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का निर्माण, अनुमानित 

लागत 22.50 लाख रुपये । 
1. यह अधिसूचना उपरोक्त सारणी में उल्लिखित परियोजमाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1999 - 2000, 2000 - 2001, तथा 2001 - 2002 के 
संयंत्र में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 10698 / फा. सं. राष्ट्रीय समिति 92/ 98 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September , 1998 
S .O . 832 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35 AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee , 
hereby approves the institutions mentioned in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and 
the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Tablc and also specifies in thc column (4 ) of the Table, the 
maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 

TABLE 
SL. Name of the Institution Project or scheme and 

Maximum amount of 
No . estimated cost thereof 

cost to be allowed as 
deduction under section 

35AC 
( 1) 

( 3 ) 
1. Bhartiya Jan Seva Sansthan , Purchase of equipments /vehicles and running Rs . 35 . 12 lakhs . 

11,Mahalakshmi Society, of Ekal Vidyalaya Project in Backward and 
Ahinedabad -380007. 

Vanwasi arcas of Bharuch and Surat Districts 
of South Gujarat ; likely to cost. Rs . 35.12 lakhs . 


( 2 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1) -Sec . ( ii 


LT 


1 

2 
2 . ENT Charitable Trust, 4. Filka, 

Daftary Road , 
Mumbai-400097 


Rs. 375. 00 lakhs. 


Purchase of equipments, construction of 
Building for school and centre for the care of 
ear at Bandmgari , Malad East, Mumbai; likely 
to cost Rs. 375. 00 lakhs. 
Help /assistance to patients for medical aid , 
cducation , foodgrains at Mumbai; likely to 
cost Rş. 100.00 lakhs. 


Rs. 100 . 00 lakhs. 


3 . Jivan Jyot Charitable Trust, 

Thakkar House , 19 - D , 
Pushtikar Society , Road 
No. 4 , Jogeshwari (West ), 

Mumbai-400102 . 
4 . Dr. Shroffs Charity Eye 

Hospital, Darya Ganj, 
New Delhi-110002 . 


Rş. 612. 54 lakhs. 


Rs. 83, 25 lakhs . 


5 . Susrut Eye Foundation and 

Research Centre , 56 , Lenin 
Sarani, Calcutta -700013. 


Rs. 153. 35 lakhs. 


6 . Sarva Vidyalaya Kelvani 

Mandal, Kadi, Sector- 23 , 
GH -6 Road ,Gandhinagar 

382023 , Gujrat. 
7 . Karna Prayag Trust, 

7 , Raja Krishna Rao Road , 
Teynampet, Chennai-600018 , 
Tamilnadu . 


R $ 60,00 lakhs as corpus 
fund. 


Construction ofbuilding and purchase 
of equipments for expansion and 
modernisation of Dr. Shroffs Charity 
Eye Hospital at Darya Ganj, New Delhi; 
likely to cost Rs. 1094 , 32 lakhs. 
Mobile Unit (Medical Camps-Eye Care) 
in rural areas in all districts of West Bengal 
beginning with South 24 -Parganas likely 
to cost Rs. 83.25 lakhs . 
Construction of building , purchase of 
equipments and furnishing of girls hostel 
and Audtorium at Gandhinagar, Gujarat; 
likely to cost Rs. 133 .35 lakhs. 
Running of Foundling -cum -adoption 
centre for orphaned and destitute children 
and abandoned babies at Raja Krishna 
Rao Road , Teynampet , Chennai; likely to 
cost Rs. 60 .00 lakhs as corpus fund . 
Purchase of equipments /instruments/ 
vehicle and running of Blood Bank and 
Eye Bank at Mehsana , North Gujarat; 
likely to cost Rs. 30 . 94 lakhs. 
Purchase of vehicles and running of 
medical services for cancer patients at 
Aluncdabad , Gujarat; likely to cost 
Rs . 21.50 lakhs plus a corpus fund of 
Rs. 25. 00 lakhs. 
Purchase of cquipments, furnishing and 
construction of building and development 
of a 80 bedded nature cure hospital at 
Taliparamba , Kannur District ,Kerala ; 
likely to cost Rs. 155. 45 lakhs. 
Development of the game of Badminton 
in all states/Union Territories in the 
country ; likely to cost Rs. 136 .00 lakhs. 


8 Mchsana Jaycees Charitable 

Trust, Jail Road , Mehsana , 
North Gujarat- 384002 . 


Rs. 20 . 94 lakhs plus a 
corpus fund of Rs. 10 .00 
lakhs. 


9 . Gujarat Cancer Dardi Seva 

Trust, Golden Triangle, 501, 
5th Floor, Navrangpura , 
Ahmedabad - 380014 , Gujarat. 


Rs. 21. 50 lakhs 
plus a corpus fund 
of Rs. 25.00 lakhs. 


Rs. 155 .45 lakhs. 


10 . Mahatma Prakriti Chikitsa 

Kenaram , Court Road, 
Taliparamba -670141, Kerala . 


Rs. 156 .00 lakhs. 


11. Badminton Association of India , 

Bai Development Fund , 
No. 4 , Jaşma Bhavan Road , 

Bangalore -560052 
12 . Veera Soudha Trust, 

No. 406A , II Cross, 
III Block , Koramangala - 560034 
Bangalore. 


Rs. 1156 .00 lakhs 


Construction of building , purchase of equipment 
furnishing and running of Freedom Fighters 
Memorial Hospital at Agaram Village, Hosur, 
Surajpur Layout, Bangalore , Kamataka ; likely 
to cost Rs. 2166 ,00 lakhs. 


[ urt il - 


3 ( ii ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


BULUM 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


2 
13 . Krishncjce Heart Foundation , Piych ? *e of equipments and running of COXTurunity Ps. 89 sn lakhs 

Hrishikesh Dham , Opp . ITI, based rehabilitation programme for prevention of 
Aundh , Pune -411007 . 

heart diseases and promotion of socio - economic 
status and quality of life of heart patients at Punc 

District,Maharashtra , lik .. y to cos is. 173.02 lakhs. 
4 Shri Siddhakshetra 

Construction of building , purchase of equipments , Rş. 102 .00 lakhs 
Shravikashram , C / O Gautam furnishing and running of mii-pijt se vccalunil Pill pus fund 
C . Dalai, Sekercia Chambers , training centre, residential quarters , conducting of Rs. 376 . 0 lakhę. 
Ist Floor, 139 Nagindas Mader businessmanagement courses, sciting up of library 
Road, Mumbai- 1. 

and dispensary at Palitana , Bharnagur , District 

Gujarat; likely to cost Rs.478 lakhs. 
15 Indian Medical Co-op . Hospital Rennovation and repair of hospital building, Rs. 220 .00 lakhs. 
& Rescarch Centre Lid ., 

purchase of equipments/ instruments, furnishing • plus a corpus fund 
I M . A ., A . M . A . House , 

of hospitalsat Dariyapur , Ahmedabad , Gujarat; of Rs. 20 . 00 lakhs. 
Opp. Natraj Theatre , 

likely to cost Rs. 220 ,00 lakhs pius a corpus fundo 
Ashram Road , Ahmedabad - 9 . Rs 200 . 00 lakhs. 
16 . V . Rishi Prayavaran and Bal Swasthya Yojana 2000 at Delhi; 

Rs. 9.00 lakhs 
Jankalyan Trust , A - 14 , 

likely to cost Rs. 10 .00 lakhs. 
First Floor, Wazipur 

Industrial Area , Delhi- 110052 . 
17. Savitaben Govindbhai Chari Purchase of land , equipment, construction 

Rs. 756 .30 lakhs 
table Trust, 501 , Golden of building for hospital at Bhadej, Daskaroi 

plus a corpus fund 
Triangle , Opp . Sardar Taluk , District Ahmedabad ; likely to cost 

of Rs 200 . 00 lakhs . 
Patel Stadium ,Navranpura , Rs. 756 , 50 lakhs plus a Corpus fund of 
Ahmedabad - 14 , 

Rs. 200 .00 lakhs 
18 . NandlalMulji Bhuta Medical Construction of extension for hospital 

Rs . 264.00 lakhs. 
Foundation , Station Road, building, purchase of erquipments/ 

plus a corpus fund of 
Sihor, Gujarat State - 364240 . ambulance for Shri Nandlal Mulji Bhuta 

R : 300 .01 lakhs . 
Medical Foundation at Sihor, District 
Bhavnagar, Gujarat; likely to cost 
Rs. 264 , 00 lakhs plus a corpus fund of 

Rs. 300 . 00 lakhs. 
19. Jnana Prabodhini Shivapradesh , Cultivation and processing training of 

Rs . 22 ,35 lakhs. 
510 , Sadashiv Peth , 

medical plants, training in computerised 
Pune - 411030 ,Maharashtra . and numercially controlled ( CNC ) 

technology and construction of building for 
training centre ſor rural women at Village 
Shivapur, District Pune,Maharashtra ; 

likely to cost Rs. 22 ,50 lakhs . 
2 . This notification shall be remain in force for a period of three years in relation to assessment year 1999- 2000 , 2000 
2001 and 2001 - 2002 in respect of projects mentioned in the said table . 

[No. 10698 /F . No. NC -92 ./98] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy. 
अधिसूचना 

a fait, 18 FHET, 1998 
1. 371. 833 ( 37 ). — 371997 fuf4h 1961 ( 1961 743 ) TT 35 06 15 ore Tu ( ) # for STYR 
( 1 ) * Birta falin 26 7 , 1995 73 HO # . 371. 471 ( 37.) GRT 19 ore a rita temu Qoitu fur wift 499 , 
कस्तूरबा गांधी आश्रम, गोबिन्दपुर, जिला धनबाद, बिहार के गांव रत्नापुर , डाकखाना और थाना टुण्डी, जिला धमषाद, बिहार में आदिवासियों के लिए 
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सहित सरस्वती विद्या मन्दिर आवासीय हाई स्कूल को चलाने के लिए आवर्ती खर्चे की योजना को पात्र परियोजमा या स्कीम के 
19 fe faufur of 1996 - 97 # RAYHA cleft ita et eft fag 9 BO 15 farge 1959 el 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


और जबकि उक्त परियोजना के तीन वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह सामाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है। 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय शिक्षण एवं शोध परिषद् ज्योति भवन, कस्तूरबा गांधी आश्रम, गोबिन्दपुर, जिला धनबाद, बिहार के गांण 
रत्नापुर, डाकखामा और थाना टुण्डी, जिला - धनबाद, बिहार में आदिवासियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणकेंद्र सहित सरस्वती विद्या मन्दिर आवासीय हाई 
स्कूल को चलाने के लिए आवर्ती खर्चे की स्कीम या योजना को मात्र छयासठ लाख पचछत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 
1999 - 2000 से आरम्भ होने वाली तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्धारा विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ सं० 10699/ फा० सं० रा०स०१2/ 98 ] 

पी० के० सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September, 1998 
S . O . 833 (E ). — Whereas by Notification number S. O . 471 (E ) dated the 26th May, 1995, issued under sub -section ( 1) 
read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 15 , Recurring expenses for running of Saraswati Vidya Mandir Residential High School for tribals 
with vocational training centre at village Ratnapur, P . O . and Police Station Tundi, District Dhanbad , Bibar of Bharatiya Shikshan 
Avam Shodh Parishad, Jyoti Bhavan, Kasturba Gandhi Ashram, Govindpur , District Dhanbad , Bihar as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 -97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the national Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme 4 for a further period of three years; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies scheme or project of Recurring 
cxpenses for running of Saraswati Vidya Mandir Residential High School for tribals with vocational training centre at Village 
Ratnapur, P . O . and Police Station Tundi, District Dhanbad , Bihar of Bharatiya Shiksban Ayam Shodh Parishad , Jyoti Bhavan , 
Kasturba Gandhi Ashram , Govindpur, District Dhanbad , Bihar at the estimated cost of rupees sixty six lakhs seventy five 
thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years assessmçnt years commencing from assess 
ment year 1999 - 2000. 

[ No . 10699/ F. No. NC -921. 98 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Socy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 834 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 7 फरवरी,1997 की अधिसूचना सं० का . सा . 92 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सिपला कैन्सर एन्ड एड्स 
फाऊंडेशन, मार्फत सिपला लि०, मुम्बई सेन्ट्रल , मुम्बई - 400001 की महाराष्ट्र, पुणे में पेलिऐटिव केयर सेन्टर के लिए भू विकास, निमार्ण सुसज्जा उपस्करों 
की स्थापना और उसको चलाने के कार्य को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले तीन करनिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं07 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से मिष्यादि की जा रही है आयकर नियमावली 
1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की अनुमानित लागत को पांच सौ लाख रुपये की कोर्पस निधि सहित 
सात सौ पन्द्रह लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है । 

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिपला कैन्सर एन्ड फाऊंडेशन, मार्फत सिपलालि०, मुम्बई सेन्ट्रल मुम्बई - 400001 की महाराष्ट्र, पुणे में पेलिएटिव 


[ भाग II - खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


केयर सेन्टर के लि भू विकास, निमार्ण सुसजा उपस्करों की स्थापना और उसको चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र सात सौ पन्द्रह लाख रुपये की 
अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन करनिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 10700 / फा० सं० रा०स०92/ 98 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th September, 1998 
$ . 0 . 834 ( E ). - Whereas by Notification number 9 .0 . 92 ( E ) dated the 7th February , 1997 , issued under sub - section (1 ) 
read with clausc ( b) ofthe Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had 
spccified at serial number 7 , Land development, construction , furnishing, installation of equipments and running of Palliative 
Carc Centre at Punc .Maharashtra of Cipla Cancer and Aids Foundation Clo Cipla Limited ,Mumbai Central, Mumbai-400001 
as an eligiblc project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 -98; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule ( 5) of rule 11Mof the Income-tax Rules , 1962 for enhancing the approved cost of the 
scheme to rupees seven hundred fifteen lakhs including a corpus fund of nipees five hundred lakhs ; 

. Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Land 
development, construction , furnishing , installation of equipments and running of Palliative Care Centre at Pune,Maharashtra 
of Cipla Cancer and Aids Foundation C/ o Cipla Limited , Mumbai Central , Mumbai - 400001 , at the cstimated cost of rupees 
seven hundred fifteen lakhs only as an eligible project or scheme for a period of three assessment years commencing from 
assessment year 1997 -98; 

INo. 10700/ F. No. NC - 92/ 98 ] 

V . K. SEHGAL , Dy. Secy. 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1998 
का . आ . 835 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी दिनांक 14 दिसम्बर,1995 की अधिसूचना सं० का० आ० 973 ( अ ) के द्वारा श्री अंकलेश्वर एनवायरमेंटल 
प्रिजुरवेशन सोसाइटी, के - 1/ 205, जी, आई. डी . सी . एस्टेट, अंकलेश्वर - 393002, गुजरात की जी . आई. डी. सी. अंकलेश्वर इण्डस्ट्रियल एस्टेट और 
इसके आसपास का वातावरण तथा भरुच जिला, गुजरात में पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक योजना परियोजना ( इकोलॉजिकल प्लानिंग प्रोजेक्ट ) को 
क्रम सं0 14 पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया 
था । 


और चूंकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली 1962 
के नियम 11 ड के उप मियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

अतएव केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री अंकलेश्वर एनवायरमेंटल प्रिजरवेशन सोसाइटी, के - 1/ 205, जी . आई. डी . सी. एस्टेट, 
अंकलेश्वर- 393002, गुजरात की जी . आई. डी. सी . अंकलेश्वर इण्डस्ट्रियल एस्टेट और इसके आसपास का वातावरण तथा भरुच जिला, गुजरात में 
पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक योजना परियोजना ( इकोलॉजिकल प्लानिंग प्रोजेक्ट) को मात्र एक सौ छयासी लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 के आरम्भ होने वाले दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं० 10701/ फा० सं० रा०स०92/98 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिव 


CO 


. 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIAL : EXTRAORDINARY 

( PART II --- SEC 3 (ii) , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September , 1998 
S . O . 135 ( E ).- -Whereas by Notification number S .O . 973 (E ) date :1 1he 14th [ cccmter, 1995, issued under sub 
section ( 1 ) read with clause b ) of the Explanation to scction 35AC of the Incoine-tax Act, 1901 43 of 1961), the Cerral 
Government had specified at serial number 14 , Preservtation of Environment and Ecological planning project at GIDC 
Ankleshwar Industrial Estate and its surroundings and Bharuch District. Gujarat of Ankleshwar Environmental Preservation 
Socicty . K - 1/ 205, GIDC Estate, Ankleshwar - 393002 , Gujarat as aneligible project or scheme for a period of three years begin 
ning with assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committec , being satisfied that the said projector scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule ( 5) of rule 11M of the Income -tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years, 

Now. therefore. the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause ( b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies scheme or project of Preserva 
tion of Environment and Ecological planning project at GIDC - Ankleshwar Industrial Estate and its surroundings and Bharuch 
District. Gujarat of Ankleshwar Environmental Preservation Society, K - 1/ 205, GIDC Estate , Ankleshwar - 393002 , Gujarat at 
the estimated cost of rupees one hundred eighty six lakhs only as an eligible project or scheme for a period of two assessment 
years commencing from assessment year 1999 - 2000 

No. 10701/ F. No. NC - 92/ 98 ] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 836 ( अ )... आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत आरी दिनांक 8 आस्त,1995 की अधिसूचना सं० का० आ० 713 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दि पूना ब्लाइण्ड मेनस एसोसिएशन, 82 
रास्ता पेठ , पूणे,- 411011, महाराष्ट्र की मोहम्मदवाडी, ऑफ हदपसार तालुफ हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में दि पूना ब्लाइन्ड मेनस एसोसिएशन 50 
विस्तर वाले नेत्र अस्पताल की स्कीम अथवा परियोजना को करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन करनिर्धारण वर्षों की अवधि के 
लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या -8 पर विनिर्दिष्ट किया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से बाद भी चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने के बाद कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 की धारा 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत तीन वर्ष की आगे की की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दि पूना ब्लाइण्ड मेनस एसोसिएशन, 82 रास्ता पेठ, पूणे - 1411011, महाराष्ट्र की 
मोहम्मदवाडी, ऑफ हदपसार तालुक हवेली, जिला पुणे महाराष्ट्र में दि पना ब्लाइन्ड मेमस एसोसिऐशन 50 बिस्तर चाले क्षेत्र अस्पताल की स्कीम अथवा 
परियोजना को मात्र छः सो अड़सठ लाख सत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले करनिर्धारण वर्ष से तीन कर 
मिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विभिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 10702/फा० सं० रा०स०92/98 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September, 1998 
S. O . 836 (E ). - Whereas by Notification number S . O . 713 (E ) dated the 8th August, 1995 , issued under sub -section 
( 1) read with clause ( b) of the Explanationto section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government 
had specified at serial number 8 , The Poona Blind Men s Association 50 bed eye hospital at Mohammedwadi, Off Hadapsar 
Taluk Haveli , District Pune, Maharashtra of The Poona Blind Men s Association, 82 Rasta Peth, Pune-411011 , Maharashtra as 
an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


[ भाग I - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation !under suh -rule ( 5) of rule IIM of the Income-tay Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three : Cars ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clausc (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of The 
Poona Blind Men s Association 50 bed eye hospital atMohammedwadi, Off Hadapsar Taluk Haveli, District Punc,Maharashtra 
of The Poona Blind Men s Association . 82 Rasta Peth , Pune- 411011Maharashtra at the estimated cost of rupees six hundred 
sixty eight lakhs seventy thousand inly as an cligible project or scheme for a further period of three assessment years 
commencing from asscssnicnt ycar 1999 - 2000 . 

[ No. 10702 / F. No. NC - 92/ 98] 

V . K . SEHGAL , Dy . Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1998 
का . आ . 837 ( अ. ).--- जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 26 मई, 1995 की अधिसूचना सं. का , आ . 471 ( अ. ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ईश्वर नेत्र संस्थान की 
दिनांक 19 मार्च, 1996 की अधिसूचना लं 216 ( अ. ) के द्वारा यथासंशोधित ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ( ईश्वर नेत्र संस्थान ) - आई सी ए आर ई, एन - 132 , 
पंचशील पार्क नई दिल्ली - 110017 के उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के आसपास के गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उन्नयन कार्यक्रमों के विस्तार को 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 मे आंरभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए क्रम सं . 13 पर 
विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उका ररियोजना अथवा मसीम के तीन वर्षों के बाद तक चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह सामाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष से आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है । 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय सरकार ने ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ( ईश्वर नेत्र संस्थान ) - आई सी ए आर. ई. एन. 
132, पंचशील पार्क , नई दिल्ली - 110017, के उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के आसपास के गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उन्नयन कार्यक्रमों के विस्तार 
की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र दो सौ आठ लाख सत्तानवे हजार रुपये की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आंरभ होने वाले 
तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10703 / फा. सं . रा. सं. - 92/ 98 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September , 1998 
S . O . 837 ( E ). . Whereas by notification number S . O . 471(E ) dated the 26th May , 1995 , issued under sub- section ( 1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had 
specified at serial number 13 , Expansion of Outreach programmes for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , 
Haryana and Rajasthan of Ishwar Eye Institute as amended to Ishwar Charitable Trust (Istiwar Eye Institute )-ICARE vide 
S. O . 216( E ) dated the 19th March, 1996 . N - 132, Panchshilla Park , New Delhi- 110017 as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment vear 1996 - 97; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thrce years , 

And whereas the National Committee. being satisfied that th said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years , 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act . 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of 
Expansion of Outreach programmes for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , Haryana and Rajasthan of 
Ishwar Charitable Trust (Ishwar Eye Institute) -ICARE , N - 132 , Panchshilla Park , New Delhi- 110017 at the estimated cost of 
rupees two hundred eight lakh ninety seven thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three 
assessment years commencing from assessment years 1999- 2000 . 

INo. 10703/ F. No. NC- 92/ 98 ] 

V. K. SEHGAL , Dy. Secy. 


553298 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. -- SEC . 3( ii )] 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 838 ( अ. ). -- केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी दिनांक 7 फरवरी,1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 92 ( अ. ) द्वारा कोटा कैंसर सोसाइटी, 196 , सिविल लाईन्स , 
एम. बी. एस. हास्पीटल के सामने, कोटा -324001 की राजस्थान, कोटा स्थित एम. बी. एस. हास्पिटल परिसर में कोबाल्ट थेरेपी ईकाई हेतु भवन निर्माण करने 
की पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं. - 1 पर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से शुरू होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , 
जिसे दिनांक 20 अगस्त, 1997 के का . आ . 592( अ . ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से शुरू होने वाले एक वर्ष हेतु बढ़ाया गया था । 

और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्ष से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 11 5 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

अतएवं केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटा कैंसर सोसाइटी, 196 , सिविल लाईन्स , एम. बी . एस . हास्पिटल के सामने , कोटा- 324001 की राजस्थान , 
कोटा स्थित एम. बी . एम. हास्पिटल परिसर में कोबाल्ट थेरेपी ईकाई हेतु भवन निर्माण की स्कीम या परियोणमा को मात्र पन्द्रह लाख रुपये की अनुमानित 
लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले एक निर्धारण वर्ष के लिए एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 10704/ फा० सं० रा. स.92/ 98 ] 

बी० के० सहगल, उप सषिष 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 18th September, 1998 
S . O . 838 ( E ). - Whereas by notification number S . O . 92 ( E ) dated the 7th February, 1997, issued under sub - section ( 1) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
spccificd at serial number 1 , Construction ofbuilding for Cobalt Therapy Unit at M . B . S . Hospital Campus, Kota , Rajasthan of 
Kota Cancer Society, 196, Civil Lines, opposite M . B. S. Hospital, Kota -324001 as an eligible project or scheme for a period of 
onc year i.c assessment year 1997 - 98 which was extended by one year ie. assessment year 1998 - 99 vide S. O . 592 ( E ) dated 
201h August , 1997 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years , 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a ſurther recommendation under sub -rulc (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of one year; 

Now , therefore , the Central Government in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Construction of building for Cobalt Therapy Unit at M . B . S . Hospital Campus, Kota , Rajasthan of Kota Cancer Society, 196 , 
Civil Lines , opposite M .B .S . Hospital, Kota -324001 at the estimated cost of rupees fifteen lakhs only as an eligible project or 
scheme for a further period of one assessment year, i. e. assessment year 1999 - 2000 . 

[ No. 10704/ F. No. NC - 92 /98 ] 

V. K. SEHGAL, Dy. Sccy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 839( अ. ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की दिमांक 
19 मई, 1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 388 ( अ ) को एतद्वारा संशोधित करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के कालम-- 2 के क्रम सं . 22 में " रायलसीमा सेवा समिति ( आर. ए. एस. एस. ) " के शब्दों के स्थान पर " राष्ट्रीय सेवा समिति " 
शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं० 10705 / फा. सं. एन. सी. 92/ 98 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September, 1998 
S . O . 839 (E ). -- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC ofthe Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Goverriment on the recommendations of the National Committee 
hereby amends the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) S .O . 388 ( E ) dated the 
19th May, 1997 namely: -- 

In the said notification in column 2, against Serial No . 22, for the words " Rayalascem Seva Samithi ( RASS ) ", the 
words " Rashtriya Seva Samithi " shall be substituted . 

[ No. 10705/ F. No. NC -92198 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Sccy 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 
का . आ . 840( अ ), - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा जारी की गई दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 की अधिसूचना सं. का. आ. 844 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोसायटी कॉर वेल्फेयर आफ 
मेन्टली हैंडीकैपड, के .ई. - 7, कबीर मार्ग, मेन पार्क , जयपुर - 302016 के प्लाट सं. 4ए नजदीक विधा आश्रम, जयपुर राजस्थान स्थित श्री निर्मल विवेक 
इन्सटीट्यूट के भूमि पिकास, निर्माण , सजित करने, उपकरण और चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों के बाद तक बढ़ाए जाने की संभावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधाम हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित को जा रही है, आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 5 के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की 


। 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सोसायटी फार वेल्फेयर ऑफ मेन्टली हैंडीकैपड, स्कूल के . ई. - 7, कबीर मार्ग, बेन पार्क के , 
जयपुर के विधा आश्रम स्कूल, जयपुर, राजस्थान के नजदीक प्लाट सं. 4ए पर श्री निर्मल विवेक इन्सटीट्यूट के भूमि विकास, निर्माण, सज्जित करमे, उपस्कर 

और चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र तिरेपन लाख रुपये की अनुमानित लागत से कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले कर 
मिर्धारण वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 10706 / फा० सं० रा. स. 92/ 98 ] 

बी० के० सहगल , उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September, 1998 
S . O . 840 (E ). - Whereas by Notification number S . O . 844 (E ) dated the 17th October, 1995 , issued under sub -section 
( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment 
had specified at serial number 2 , Land development, construction , furnishing, equipment and running of Shree Nirmal Vivek 
Institute at Plot No. 4A, near Vidhya Ashram School, Jaipur , Rajasthan of Society for Welfare of Mentally Handicapped , KE 
7 , Kabcer Marg , Bain Park , Jaipur -302016 as an cligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment 
year 1996- 97 . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years, 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Land 
development, construction , furnishing, equipment and running of Shree Nirmal Vivek Institute at Plot No. 4A , near Vidhya 
Ashram School, Jaipur, Rajasthan of Society for Welfare of Mentally Handicapped , KE -7 , Kabeer Marg, Bain Park , Jaipur 
302016 , at the estimated cost of rupees fifty three lakhs only as an eligible project or scheme for a futrher period of three 
assessment years commencing from assessment year 1999 -2000 . 

[ No. 10706 / F. No. NC- 92 /98 ) 

V. K . SEHGAL , Dy. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3 ( ii )] 


- 


- 


- 


aummer 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


rum 
mar - 


- 


न 


m 


- 


mm 


- 


- 


नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1998 
का . आ . 841 ( अ . – अबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना सं. का .. आ. 4lz A ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय शिक्षण एवं शोध परिषद, ज्योति भवन , 
गोविन्द पुर, जिला- धनबाद , बिहार -862109 के बिहार में जिला धनबाद के 75 ग्रामों, जिला गिरडीह के 30 ग्रामों, जिला डूमा के. 60 ग्रामों और जिला 
साहबगंज के 15 ग्रामों में 230 एकल शिक्षक विद्यालयों के निर्माण कार्य को वर्ष 1996 - 97 से. आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

को जमाकि त गरियोजना अगमा स्की तीन वर्षों के बाद की नलाए जाने की संभावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने के बाद कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
आगे सिफारिश को है । 

इसलिए अब केन्द्रीय रकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग़ के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
" उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत भक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय शिक्षण एवं शोध परिषद्, ज्योति भवन, गोविन्द पुर, जिला - अनबाद , बिहार - 862109 के जिला 

वाद के 75 ग्रामों, जिला गिरडीह के 30 ग्रामों, जिला डूमा के 60 ग्रामों और जिला - साहबगंज के 65 ग्रामों में 230 एकल शिक्षक विद्यालयों के निर्माण 
कान का स्कीम अथवा परियोजना को मात्र एक सौ तीन लाख चौरासी हजार रुपये की अनुमानित लागत से करनिर्धारण वर्ष 1999 . 000 से आरम्भ होने 
fit निर्धारणों को आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कोम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


। सं० 10707/ फा० सं० रा. स. -92/ 98 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिव 


NOTI: 4 TON 
New ve!! . . 

hr 198 
SO " ( F cas by Notification numbes 2 . 1! .!!P : ( .710 -1 he 3rd May, 1995 , issued under sub -section ( 1) 
.. . . 

. . lanation to section 35ACH APric as , 11061143011961 ). the Crntral Government had 
Pacified at vi tistie constriction of 2016 li ep gefinit ? ti jlages et district Dhanbad . 30 villages ofDistrict 
Oridih . 00) . llage Distric . Duma and 65 villagesof Disi ut Sahabgunjin Bihar of Bhartiya Shikshan Avam Shodh Parishad . 
Jyoti Bhaw . . ito indpur. District Dhanbad, Bihar -862100 is an eligible project or scheme for a period of thrce years begin 
ning with asesenet vear 1996 -97; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thrcc vears; 


And u hercas the National Committee . being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
al further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule IIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 
: Now , therefore, the Central Government, in cxercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act.- 1961 ( 43 of 1961) hereby specifies the scheme or project of 
construction of 230 one teacher school at 75 villages of district: Dhanbad . {} villages of District Giridih, 60 villages of District 
Duma and 65 villages of District Sahabgunj in Bihar of Bhartsya Shikshan Avam Shodh Parishad , Jyoti Bhawan , Govindpur, 
District Dhanbad , Bihar- 862109 at the estimated cost of rupeescone hundred three lakh eighty four thousand only as an eligible 
project or scheme for a further period of three assessment vears commencing from assessment year 1999 -2000 . 


. [ No. 10707 / F. No. NC - 92 /98 ] 

V. K . SEHGAL, Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Govt, of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 - 1998. 


